रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


Kinn 


IN 


६ 


SON 


SALEM 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 445 ] 

नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 2 , 2017 / ज्येष्ट 12 , 1939 
No. 445 ] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2017/ JYAISTHA 12, 1939 

पोत परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 जून , 2017 
सा . का.नि . 544 ( अ). — महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप - धारा (1 ) 
के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , मुरगांव 
पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवानिवृत्ति के पश्चात अंशदायी चिकित्सा 
लाभ) संशोधन विनियम, 2017 को एतद्द्वारा अनुमोदन देती है तथा यह इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
निर्धारित है । 


2. कथित संशोधन विनियम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगें । 

[ फा. सं. पी. आर - 12012 / 12 / 2010 - पीई - I] 

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव 


अनुसूची 

मुरगांव पत्तन न्यास 
मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ ) संशोधन विनियम, 2017 

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
मुरगांव पत्तन का न्यासी मंडल मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ ) विनियम , 
1989 में आगे और संशोधन करने के लिए एत्तदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा ; 
1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ 

(i) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) संशोधन 
विनियम, 2017 कहा जाए । 


3528 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


( ii ) ये, भारत के राजपत्र में , महा पत्तन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों 

के तहत , आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होगें । 
2. मुरगांव पत्तन कर्मचारी ( सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा लाभ) विनियम, 1989 में " अनुप्रयोग का 
विस्तार शीर्षक के तहत विनियम 2 के उप विनियम ( 1) में , खंड (ग) के बाद नए खंड (घ) को निम्नानुसार जोड़ें : 

“( घ) उपरोक्त खण्डों अथवा इन विनियमों के किसी भाग या अन्यथा उपबंधित किसी बात के होते हुए भी , 
ये विनियम मंडल के सभी कर्मचारियों चाहे उनकी श्रेणी कोई भी हो , जो पत्तन द्वारा समय - समय पर अनुमत 
विशेष स्वेच्छिक सेवनिवृत योजना के अधीन सेवानिवृत्ति हो, के लिए लागू होंगे ।" 
पाद टिप्पणी: 
ये विनियम साकानि सं. 901 (ई) दि 16 अक्तूबर 1989 के तहत केन्द्रीय राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे 
बाद के संषोधन 

1 सा . का. नि . सं. 645( अ) दि 24 / 10 / 1991 के तहत संशोधन 
2 सा . का. नि . सं. 620( अ) दि 23 / 9 / 1993 के तहत संशोधन 
3 सा . का .नि . सं. 133( अ) दि 6 / 3 / 1997 के तहत संशोधन 


MINISTRY OF SHIPPING 


(PORTS WING ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 2nd June, 2017 


G .S . R . 544 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Sub -Section (1) of Section 124 , read with 
Sub - Section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963 ), the Central Government 
hereby approves the Mormugao Port Employees (Contributory Medical Benefit after Retirement) Amendment 
Regulations, 2017 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao as set out in the Schedule 
annexed to this Notification . 
2 . The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification 
in the Official Gazette . 


[ F. No . PR- 12012 / 12/ 2010 - PE-I ] 


PRAVIR KRISHN , Jt. Secy . 


SCHEDULE 


Mormugao Port Trust 
Mormugao Port Employees (Contributory Medical Benefit after Retirement) Amendment Regulations, 2017 

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963 ), the 
Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby makes the following Regulations further to amend 
Mormugao Port Employees (Contributory Medical Benefit after Retirement) Regulations , 1989 , namely : 
1. Short Title and Commencement: 

(i) These Regulations may be called Mormugao Port Employees (Contributory Medical 
Benefit after Retirement) Amendment Regulations, 2017 . 


[ TT II - 905 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ii ) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central 
Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts 
Act, 1963 in the OfficialGazette. 


2 . In the Mormugao Port Trust Employees (Contributory Medical Benefit after Retirement) Regulations, 
1989, in Sub - regulation (1 ) of Regulation 2 under the heading “ Extent of Application ” , add new clause (d ) 
after clause ( c ) as follows: 
" (d ) Notwithstanding anything provided in the aforesaid clauses or any part of these regulations or 

otherwise , these regulations shall be applicable to all employees of the Board irrespective of 
their class who may retire under Special Voluntary Retirement Scheme, as may be allowed by 
the port from time to time.” 


FOOT NOTE : 
The Principal Regulations were published in the Central Gazette vide G . S .R . No. 901(E ), dated 16th October, 
1989. 


Subsequent amendments: 
1. Amended vide G .S.R . No. 645 (E ) dated 24 / 10 /1991 


Amended vide G . S . R . No . 620 ( E ) dated 23 / 9 / 1993 


Amended vide G . S .R . No. 133 ( E ) dated 6 / 3 // 1997 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


ALOK KUMAR Date: 2017.06.06 12:08:12+ 05 30 


D Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2017.06 .06 12:08 : 12 + 05 30 


